निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 991) पटना , मंगलवार, 1 सितम्बर 2015 

| ke ku ; i z kk u fo Hkkx 


dki ka vkn sk 
18 Vxer 2015 


सं0 9 / नि0 - 01 - 01 / 2015सा0प्र0 - 357 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या 2006 द्वारा 
आयोजित परीक्षा के निम्नलिखित सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में बिहार 
सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक के रिक्त पद पर बैण्ड वेतन रू0 5200 - 20200 / - एवं ग्रेड वेतन रू0 
2400 / - में सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ सशर्त आधार पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त 
किया जाता है । 
v H; Fkhzd k u ke v u e ka 

t le frfFk 

V kj {kk d k$V 
3 
श्री चन्दन 20620792 01. 01 . 1976 

सामान्य 
श्री संतोष कुमार 20621048 01 .03.1986 

सामान्य 
श्री पिकु कमार 20621476 15 . 09. 1982 

सामान्य 
4 42 श्री अमित कुमार 20320450 

05 .03. 1982 

सामान्य 


Dekell 


5 


6 


श्री पंकज कुमार 


20120925 


05 . 01. 1977 


सामान्य 


19 


| 


श्री देश दीपक सिन्हा 


20620423 


28 . 02. 1979 


सामान्य 


71 


श्री जय प्रकाश नारायण 


20620746 


13. 06 .1978 


पिछड़ा वर्ग 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2015 
2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शर्त यह होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जन्म तिथि प्रमाण 
पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों, आरक्षित पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये 
जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य संगत सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि / गड़बड़ी पाये जाने 
तथा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त संबंधी आरक्षी अधीक्षक से जाँच प्रतिवेदन में प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर संबंधित 
अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना उनके पदस्थापन विभाग को दे 
दी जायेगी । 

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
4. वरीयता का निर्धारण बाद में किया जायेगा । 
5. आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान किया जाना अनिवार्य होगा । 


आदेश से , 
आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 991 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic. in 


